रीवादी सं . ग . ( ग. एन . )-127 


REGISTERED NO. D . ( D . N.) 127 


सम्पमा प्रयन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


PART II - Section 3 - Sub - section (i) 

भाग IINण्ड - उप - खण्ड (i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 297] 
No. 297) 


नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 1990/ आषाद 27, 1912 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 1990/ ASHADHA 27, 1912 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखापा सके 
Separate Puging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate coroplation 


2. परिभाषाएं इन नियमों में जब तक कि संवर्म से अन्यथा अपेक्षित 


( 1 ) “लिपिफ प्रभार " से ऐसा प्रभार मभिप्रेत है जो किराए के 

प्रसिवाय के लिए किए गए लिपिकीय कार्य की बापत उपहीत 
किया गया हो ; 


( 2 ) " गन्तव्य स्टेशन " से वह संशन अभिप्रेत है जिसके लिए टिकट 

जारी किया गया है । 


रो . मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचमा 

नई दिल्ली, 18 जुलाई , 1990 
सा . का . नि . 646 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार, रेल प्रधिनियम, 1989 
( 1989 का 24 ) की धारा 80 की उपधारा ( 2) के खण ( ख ) के 
माय पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
पौर रेल यात्री (टिकटों का रहकरण तथा किरायों की वापमी ) नियम , 
1986 को , उन बातों के सिवाय , अधिकात करते हुए, जिन्हें ऐसे पधिक्रमग 
से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित 
नियम बनानी है, अर्थात् : 

1. मंक्षिप्त नाम और प्रारंभ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 
रेत याची (टिकट रहकरण पार किराए का प्रनिदाय ) नियम , 1990 


( 3 ) "किराया " में स्लीपर प्रभार अनुपुरक प्रभार पार प्रधिमार 

सम्मिलित है किन्तु उसमें पारक्षण -फीस सम्मिलित नहीं है । 
( 4 ) “ प्रारक्षित टिकट " से ऐसा यात्रा टिकट अभिप्रेत है जिस पर 

किमी शायिका का सीट का प्रारक्षण किया गया है । 


( 5 ) " आरक्षण फीस " मे ऐसा प्रभार अभिप्रेत है जो किराए के 

अतिरिक्त रेल प्रशासन द्वारा किमी गायिका या सीट के प्रारमण 
के लिए उद्गृहीत किया जाता है ; 


( 2 ) ये नारीख 1 सितम्बर , 1990 से प्रयुक्त होंगे । 


( 8 ) " रह पारक्षण टिकट " से ऐसा टिकट प्रभिने ] है जिस पर किसी 

गायिका के लिए मांग करने पर मीर आरक्षित की गई हो 


189691 / 90 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC 3(i)] 


( 2 ) उपनिषय ( 1 ) + ( ग ) में गणित अवधि का अवसान 
के पात्यात मवि कोई टिकट रासारण के लिए प्रयर्पित लिया जाता है 
तो उस पर कोई प्रतिवाय मंजूर नहीं किया जाएगा । 

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, किराए में प्रारक्षण शुल्क 


पौर बाद में आरक्षण के एमरण पर, यदि कोई हो , शायिका 

दी जा सकती हो ; 
( 7 ) "स्टेशन " से कोई रेल स्टेशन अभिप्रेत है और इसके पम्तर्गत 

कोई भारक्षण कार्यालय या बुकिग कार्यालय भी है । 
( 8 ) "स्टेशन मास्टर " से अभिप्रेत है ऐसा कोई रेल कर्मचारी , चारे 

वाह किसी भी नाम से शात हो , जो किमी रेल स्टेशन का 
समप्र भारसाधक हो और इसके अन्तर्गत किसी स्टेशन पर 
किराए का प्रतिदाय मंजूर करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य 
रेल कर्मचारी भी है । 


( 0 ) "टिकट " से कोई एकतरफा यात्रा टिकट या बापसी यात्रा 

टिकता का कोई प्राधा माग अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत 
सीजन टिकट , इंटरेले पास टिकट और किसी प्रारक्षित सवारी 
विय या किसी पर्यटक कार सैलून या किसी विशेष गाड़ी के 
लिए विशेष टिकट नहीं है । 


7. प्रामुक्स प्रतीक्षा सूचीबद या रह पारक्षण टिकट --- ( 1 ) उप 
नियम ( 2 ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि कोई प्रतीक्षा सूचीबद 
या रद्द प्रारक्षण टिकट रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय के पश्चात 
3 घंटे के भीतर राफरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो प्रति यात्री 
2 . 00 रु . के लिपिक प्रमार की कटौती के मियाय, उस पर कोई करण 
प्रभार सवेय नहीं होगा । 

( 2 ) जहां रद्द मारमण या प्रतीक्षा सूचीमा टिकट धारक को बारमग 
चाटों को अंतिम रूप से तैयार करने तक किसी मो ममय पुष्ट मारवाण 
प्रदान कर दिया गया हो , वहाँ ऐसा टिकट पारक्षित टिकट माना जाएगा 
और उस पर रहकरण प्रभार नियम 8 के अनुसार संदेय होगा । 

8. पागे की यात्रा के लिए प्रारक्षण की पुष्टि न होने पर सफरण 


3. स्टेशन मास्टर द्वारा किरायों का प्रतिवाय किया जाना इन 
नियमों के अधीन किराए का प्रत्येक प्रतिपाय स्टेशन मास्टर द्वारा तब 
किया जाएगा जब ऐसे प्रतिवाय के लिए उसे कोई टिकट प्रस्तुत किया 


4. पारक्षण फीस का प्रतिवाय न किया जाना -- इन नियमों में पम्पपा 
अपबंधित के सिवाय , किराए का प्रतिदाय करते समय , आरक्षण फीस का 
प्रतिदाय नहीं किया जाएगा । 


( 1) अप 
( क ) प्रारंभिक यात्रा के लिए मारक्षण की पुष्टि हो गई है किन्तु 

भागे की यात्रा के लिए मारक्षण की पुष्टि नहीं दई है तब 
यदि टिकट उस स्टेशन पर जिससे यात्रा प्रारम्भ होती है . 
एक दिन पहले ( यात्रा प्रारम्भ करने के दिन को छोड़कर ) 

रद्द कर दिया जाता है ; 
( ख ) प्रारमिक याता के लिए पारकाण की पुष्टि नहीं है किन्तु 
आगे की यात्रा के लिए प्रारक्षण की प्रष्टि हो गई है तब यदि टिकट इस 
स्टेशन पर जहाँ से यात्रा आरम्भ होती है, एक दिन पहले (यात्रा प्रारम्भ 
करने के दिन को छोड़कर ) कर दिया जाता है । 


5. मप्रयुक्त टिकट, जिम पर कोई मारक्षण नहीं किया गया है 
यदि कोई टिकट, जिस पर किसी सीट के गायिका का प्रारक्षण नहीं 
किया गया है, उस गाड़ी के , जिसके लिए वह टिकट जारी किया गया है , 
प्रस्थाम के वास्तविक समय से तीन घटे के भीतर , या पूरे दिन के लिए 
पंध ऐसा कोई टिकट जो उस दिन जाने वाली पंतिम गाड़ी के गंतम्य 
स्टेशन के लिए प्रस्थान के वास्तविक समय से तीन घंटे के भीतर, रा . 
करण के लिए प्रस्तुप्त किया जाता है तो ऐसे प्रत्यक टिकट पर प्रति 
टिकट दो रूपए लिपिक प्रभार काट कर, किराए का प्रतिवाय किया 
जाएगा । 


तो कोई रहकरण प्रभार संपेय नहीं होगा और किराए के अतिरिकन 
मारक्षण फीस भी प्रतिवेय होगी । 

( 2) यदि उपनियम ( 1 ) में पिहित समय-सीमा के भीतर टिकट 
राह नहीं किया जाता है तो रहकरण प्रभार नियम 6 के अनुसार संवेय 
होगा किन्तु यह यात्रा टिकट फेवल उस भाग पर ही संवेय होगा जिस पर 
पुष्ट पारक्षण किया गया है । 

9. भारक्षित टिकट पर यात्रा का पूर्व नियतन या मस्तथी किया 
माना- - ( 1 ) यदि कोई पारक्षित टिकट किसी अन्य रेलगाड़ी के उसी 
दर्ने, में मारक्षण में परिवर्तन के लिए उसी दिन किसी भी समय या किसी 
पश्चातवर्ती विन उस रेलगाड़ी के , जिसमें भारक्षण किया गया है, प्रस्थान 
के नियत समय से 24 घंटे पहले तक प्रस्तुत किया जाता है तो कोई 
रहकरण प्रभार संदेय नहीं होगा, किन्तु ऐसा उस रेलगाड़ी में , जिसके लिए 
परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है, स्थान की उपलब्धता के अधीम 
रहते हुए होगा । 


6. प्रप्रयुक्त टिकट, जिन पर प्रारक्षण किया गया है -~-( 1 ) इन 
नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि किसी सीट या शायिका के 
भारमण वाला कोई टिकट , रहकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो 
किराए में से रहकरण प्रभारों की निम्नानुसार कटोती करके किराए का 
प्रतिवाय किया जायगा 
( क ) मदि टिकट , रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से एक विम 

से भधिक पहले ( यात्रा के दिन को छोड़कर ) रहकरण के लिए 
प्रस्तुत किया जाता है, तो वातानुकलित पहले वर्ग के लिए 
30 रुपए, वातानुकूलित, स्लीपर और अवातानुकूलित पहले दर्जे 
के लिए 20 रुपए, वातानुकूलित कुर्सीयान क लिए 15 रुपए 
पौर दूसरे वर्जे के लिए 10 रुपए की सपाट दर पर ररकरण 

प्रभार की कटौती की जाएगी । 
( ख ) यदि टिकट , रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से छह पटे 

पहले तक रहकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो रहकरण 
प्रमार किराए का 25 प्रतिशत होगा , किन्तु यह ऊपर बंड 

( क ) में वर्णित न्यूनतम सपाट पर से कम नहीं होगा । 
( ग ) यदि टिकट रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से छह घंटे 

पहले मौर गाड़ी के प्रस्थान में वास्तविक समय के पश्चात 
तीन घंटे तक रहकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो 
रहकरण प्रभार फिराए का 50 प्रतिशत होगा, किन्तु यह पर 
4 ( क ) में वर्णित न्यूनतम सपाट पर से कम नहीं होगा ; 


( 2 ) यदि कोई मारक्षित टिकट किसी अन्य रेलगाड़ी में उपो दम 
में भारक्षण में परिवर्तन के लिए उस रेलगाड़ी के, जिसके लिए पारमण 
अपेक्षित है, प्रस्थान के नियत समय से 24 घंटे पहले तक किसी पूर्वतर 
दिन की किसी समय प्रस्तुत किया जाता है तो कोई एकरण प्रभार संदेय 
नहीं होगा, किन्तु ऐमा उस रेलगाड़ी में , जिसके लिए परिवर्तन करने का 
अनुरोध किया गया है, स्थान की उपलधना के अधीन रहा हा होगा । 

स्पष्टीकरण ---ऐसी रेलगाड़ी के पर्षे के जिसके लिए मूलतः टिकट 
प्रारक्षित किया गया था, पौर उस रेलगारी के वर्षे के, जिसके लिए पूर्व 
नियतन या मल्तषी करने की व्यवस्था की गई है. बीच किराए में अंतर 
मी दशा में , भारक्षण में परिवर्तन, अंतर के यथास्थिति परिदाय या बभूम 
के अधीन रहते हुए ही किया जाएगा ; 


[ भाग II - - बण 3 (i) ] 


भारत का राणपत्र प्रसाधारण 


- - - - - - - - - 


. 


. 


- - - 


- 


- .: - " 


. - . - - 


परन्तु यह पौर कि जब रेलगाड़ी दुर्घटना, टूट-फूट या माड़ जैसी 
प्राकल्पित परिस्थितियों के कारण रद कर दी जाती है तब टिकट रेलगाड़ी 
के प्रस्थान के नियत दिन को छोड़कर तीन दिन के भीतर मर्पित कर 
दिया जाए । 


( 3 ) उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( २) के प्रषीन यात्रा का पूर्व 
नियतन या मुस्तपी किया जाना केवल एक बार ही मनुशेय होगा । 

( 4 ) यदि ऐसा टिकट, जिस पर उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) 
के अधीन यात्रा में परिवर्तन किया गया है, रद्द किया जाता है तो रदकरण 
प्रभार निम्नानुसार संदेय होगा, अर्थात् : 
( क ) यह रहकरण प्रभार, जो उस समय देय होता वि मूल मारक्षण 

- - - -- - - सब स किया जाता जब पारक्षण का 
पूर्व नियतन या मुल्तवी किया जाना प्रनुशात किया गया था ; 


मा 


13. प्रांशिक रूप से प्रयुक्त टिफट. -- ( 1) इन नियमों में उपबंधित 
के सिवाय, ऐसे टिकट पर कोई प्रतिक्षाय नहीं किया जाएगा जिस पर 
मांशिक रूप से यात्रा की गई है । 


पौर 


( 2) अहो कोई यात्री मार्ग में ही यात्रा समाप्त कर देता है, वहाँ 
स्टेशन मास्टर, टिकट अभ्यर्पित करने के पाले में टिकट धारक को टिकट 
निक्षेप रसीव जारी करेगा और टिकट धारक , टिकट जारी करने वाले 
रेम के मुख्य वाणिज्य अधीक्षक (प्रतिवाय ) को मूल रूप में टिकट निक्षेप 
रसीव संलग्न करते हुए किराए के प्रतिपाय के लिए पावेदन कर सकेगा । 


( ख ) यह रहकरण प्रभार जो परिवर्तित मारक्षण को पावत देय 

हो मानो यह परिवर्तित पारमाण बोर्ड कोई नया मारक्षण हो । 
10 यात्रा का निम्मतर पर्जे से सच्चतर वर्ग में परिवर्तन - - 

( 1 ) यदि किसी निम्मतर वर्ग के लिए प्रारक्षित टिकट का उसी 
रेलगाड़ी में पार उसी दिन के लिए किसी उन्मतर वर्ग में मारक्षण या 
किसी वर्ग में सीट के लिए प्रारक्षित टिकट या उसी रेलगाड़ी में उसी दिन 
के लिए उसी पर्ने में गायिका की बाबत भारक्षण के लिए परिवर्तन करने 
का अनुरोध किया जाता है तो कोई रहकरण प्रभार संवेय महीं होगा ; 
किन्तु ऐसा स्थान की उपलभ्यता के प्रधीन रहते हुए होगा । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के मधीम परिवर्तन केवल एक बार ही अनुमेय 


____ 14. रेमगादी सेवा के प्रस्त व्यस्त होने के कारण यात्रा की बीच 
में समाप्ति : - ( 1 ) जब दुर्घटना, टूटफूट, बाढ़ जैसी प्रकल्पित परिस्थितियों 
के कारण , रेल यात्रा मार्ग में ही प्रस्त व्यस्त हो जाए याला किए गए 
भाग के लिए कोई कटौती किए बिना और राकरण प्रभार के उद्ग्रहण 
के विभा यात्रा समाप्त होने वाले स्टेशन पर निम्नलिखित परिस्थितियों 
के अधीन किया जाएगा - - 


होगा । 


( फ ) जब रेल यानान्तरण या मार्ग परिवर्तन की या प्रत्यया कोई 

व्यवस्था करके यात्री को गंतव्य स्टेशन तक युक्तियुक्त समय 
के भीतर पहुंचाने में असमर्थ हो ; या 


( 3) यदि ऐसा टिकट जिस पर उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रारक्षण 
में परिवर्तन किया गया है, रह किया जाता है तो राकरण प्रमार निम्ना 
मुसार संदेय होगा, पर्मास : -- 
( क ) बह रहकरण प्रभार, जो उस समय पेय होता यदि मूल पारक्षण 

तब रद्द किया जाता जब पारमण में परिवर्तन किया जाना 

अनुगात किया गया था ; पौर 
( ब ) पहराकरण प्रभार को परिवर्तित पारक्षण की बाबत देय हो 

मानो यह परिवर्तित मारमण कोई मया मारमण हो । 


( ब ) जब यानी रेल दुर्घटना में प्रस्तग्रस्त हुमा हो और/ या 

पुर्घटना में पायम हुमा हो पौर अपनी यात्रा जारी न रख 
सकता हो ; या 


(ग ) रेस दुर्घटना में यात्री की मृत्यु या क्षति की दशा में उसके 

निकट संबंधियों को यात्रा समाप्त करनी पड़ी हो । 


( 2 ) जब रेल प्रशासन यात्री को उसके गंतव्य स्थान तक किसी 
परिवर्तित मार्ग से होकर या यानान्तरण की प्रपषा अन्य कोई स्पषस्था 
फरके ले जाने के लिए तत्पर हो और याजी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार 
करने का इच्छुक न हो तो यावा म किए गए भाग का किराया उसे यात्रा 
समाप्त होने वाले स्टेशम पर एकरण प्रभार लिए बिना वापस कर दिया 
जायेगा । 


11. रेलगाड़ियों के विसंब से सने के कारण यात्रा का प्रारंभ 
म किया जाना - - ( 1 ) यषि रेसगारियों के तीन घंटे से अधिक विलंब से 
चलने के कारण याना प्रारंभ नहीं की जाती है तो पारमित टिकट पर 
कोई सकरण प्रमार मंदेप नहीं होगा पौर किराए के अतिरिक्त पारमण 
फीस भी प्रतिदेय होगी : 

परन्तु यह तब जब ऐसे टिकाट लिलादी के प्रस्थान के पास्तविक 
समय से पहले मर्पित कर दिए जाएं । 

( 2) जहाँ कोई पाली जिसके पाच टिकट पाहे उस टिकट 
पर पारमण कराया गया हो या नहीं पौर जिस रेलगाड़ी से उसने याता 
की थी उसके विलम्ब से बसाने के कारण किसी जंक्शन स्टेशन पर उससे 
संबर रेलगाड़ी घट जाती है यहाँ पाता म किए गए भाग के किराया का , 
पकरण संबंधी को प्रभार प्रभारित किए बिना ऐसें बक्शन स्टेशन पर, उसे 
प्रतिवाय कर दिया जाएगा यदि यह ऐसा टिकट रेमगाड़ी के जिससे उसने 
याला की है, पहुंचने के वास्तविक समय के तीन बेटे के भीतर प्रतिषाय 
के लिए प्रम्यर्पित कर देता है । 


( 3 ) बही बन्छ पान्योलम या रेल रोको के कारण रेल यात्रा मार्ग 
में ही परत व्यस्त हो जाए, यहाँ केवल याला न किए गए भाग के किराए 
फा एकरण प्रभार का उग्रहण किए पिला प्रतिपाय किया जाएगा । 


____ 15. पातानूकूलन उपकरण का खराब हो जाना : ( 1 ) जहाँ यात्रा 
के किसी भाग के दौरान मातानुकुलमों में काम म किया हो , वहाँ वातान 
कूलित हिम्मे के लिए जारी किए टिकटों पर यात्रा के उस भाग के लिए 
प्रतिपाय निम्नलिखित प्राधार पर किया जाएगा, अर्थात् : -- 
( क ) यवि टिकट वातानुकूलित पहले वर्षे के लिए है तो पातान 

कूलित पहले वर्षे के किराए और पहले वर्ग के किराए के बीच 


____ 12. रेल प्रशासन पास स्थान देने में असमर्थ होने की दशा में टिकटों 
का एकरण - - जही रेल प्रशासन ऐसे यात्रियों के लिए जिमके पास प्रार. 
मित टिकट , किसी भी कारणवश स्थान देने में समर्थ महीं होता , 
पहा कोई हकरण प्रभार संदेय नहीं होगा और फिराए तथा प्रारक्षण शुल्क 
मा प्रतिवाय किया जाएगा : 

पतु यह तब जब ऐसे टिकट रेमनाड़ी मे प्रस्थान वास्तविक समय 
से घंटे के भीतर प्रतिराम के सिर मर्पित कर लिए जाएं : 


( ब ) यदि टिकट पासानुकुलित स्लीपर यान के लिए है तो पातानू. 

कूलित स्लीपर वर्ग के किराए और दूसरे वर्षे के स्लीपर के 
किराए ( डाक पौर एक्सप्रेस ) के बीच का अन्तर ; 


( ग ) यषि टिकट वातानुकूलित कुर्सीयान के लिए है, सो वातानुकूलन 

कुर्सीयान के किराए पर दूसरे में के फिराए ( गक मौर 
गमसप्रेस ) के बीष का घम्सर ; 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC 3(1)] 


( 2 ) उपनियम (1) के अधीन किराए के मन्तर का प्रतिवाय गत्तव्य 
स्टेशन पर टिकट के साथ रेल गाड़ी के कण्ट र या गावं या बल-टिकट 
परीक्षक का ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करमे पर किया जाएगा जिसमें टिकट 
संस्था, जिम्बे का संख्यांक पौर जिन स्टेशनों के बीच वातानुकूलन ने काम 
म किया हो , उमका विवरण दिया गया हो और उसे रेल गाड़ी पहधने 
के भीस घंटों के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया हो । 

18. जब यात्रियों को स्थान के प्रभाव में निम्नतर दमें में यात्रा 
करमी पर जाए : - यदि उच्चतर वर्जे के टिकट धारक को स्थान के 
प्रभाव में उस श्रेणी से जिसके लिए टिकट जारी किया गया है निम्मतर 
वर्जे में यात्रा करनी पड़ जाए तो जिस किराए का सदाय किया गया है 
उसके मोर उस वर्ग के, जिसमें उसने वस्तुतः यात्रा की है, किराए के 
बीच के मन्तर का प्रतिवाय यथास्थिति , गन्तव्य स्टेशन या भारंभिक स्टेपान 
पर किया जाएगा : 

परन्तु गन्तव्य स्टेशन पर प्रतिवाय केवल गाड़ी के कन्डक्टर या गाई 
या पल टिकट परीक्षक द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया 
जाएगा , जिसमें उसने यह प्रमाणित किया हो कि टिकट धारक को स्थाम 
न मिलने के कारण उस वर्जे से निम्नतर वर्षे में यात्रा करनी पड़ी है 
घिसके लिए उसे टिकट जारी किया गया था और टिकट गंतव्य स्टेशन 
पर गाड़ी पहुंचने के घीस घंटों के भीतर प्रस्तुत किया गया हो । 


( 1 ) स्टेशन मास्तर बारा मामान पर भारे प्रतिवाय निम्न प्रकार 
किया जाएगा : 
( क ) पवि सामान उस स्टेशन सामान टिकट ए कर दिया जाएगा 
पर जहाँ से यात्रा प्रारम पार स्थान शुल्क प्रभारों, यदि कोई 
होती है , वापस लिया हों , की वसूली तथा रहकरण शुल्क पांच 
जाता है । 

रुपए प्रति टिकट काटकर पहले से वसूल 
किए गए भाड़े का प्रतिवाय कर दिया 
जाएगा । यात्रा टिकट पर इस माशय 

का पृष्ठांकन कर दिया जाएगा । 
( ख ) यदि सामान उस स्टेशन बजन छूट के अनुसार अनुमेय वजन पर 

से जहाँ से यात्रा मारम्म भाड़ा प्रभार वसूल किया पाएगा मौर 
होती है, पहले ही भेजा जा इस माशय की टिप्पणी यात्रा ठिकठ पर 

पृष्ठांकित की जाएगी । 
( 2 ) उस यात्रा टिकट को प्रस्तुत करने पर जिस पर सामान बुक 
किया गया है किराए का प्रतिदाय विहित रहकरण/लिपिक प्रभारों को 
काटकर तभी किया जाएगा जब भप्रयुक्त टिकट पर उपनियम ( 1 ) में 
निर्विष्ट पृष्टोकम किया गया हो । 


का हो । 


17. खोए हुए टिकट : ( 1 ) खोए हुए पपवा मिल न पा रहे टिकट 
पयवा उसके फलस्वरूप दिये गये अधिक किराए के संबंध में कोई प्रतिवाय 
नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) प्रारक्षित टिकट के खो जाने, मिल न पाने या विकृत हो जाने 
की दशा में ,किराये के 25 % के बराबर शास्ति का संवाय करने पर , रेल 
प्रशासन प्रपवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति स्वविवेकानुसार खोए 
हए या मिल म पा रहे पारक्षित टिकट या फट / विणत मारक्षित टिकट 
के बदले मूल टिकट और पारक्षण टिकट का संख्यांक उपवर्णित करते 
हुए दूसरा पी टिकट ( नि :शुल्क ) जारी कर सकेगा : 

परन्तु पार्टी द्वारा बुक कराए गए रिमा टिकट या विशेष रेल गाड़ी 
टिकट की बायत ऐसी शास्ति प्रतिमार पौर मन्य सभी प्रभारी सहित 
संगणित फुल किराए का 10 प्रतिशत होगी । 

( 3 ) यदि बोया हुमा या मिल न पा रहा टिकट बाद में मिल जाता 
है, और रेल गाड़ी के प्रस्थान करने से पहले दूसरे पर्ची टिकट के साथ 
प्रस्तुत कर लिया जाता है तो संदाय की गई शास्ति में से पांच प्रतिशत 
या कम से कम पांच रूपये की कटौती करके शास्ति प्रभार का प्रतिदाय 
किया जा सकेगा । किन्तु यदि यात्रा भी नहीं की गई है तो मूल टिकट पर 
नियमानुसार रहकरण प्रभार प्रवषारित किया जाएगा । 


21. टिकट जारी करने पाले स्टेशन से भिन्न स्टेशन के स्टेशन मास्कर 
पारा प्रतिवाय : 

( 1 ) इन नियमों के अधीन उस स्टेशम का स्टेशन मास्टर, जहां से 
माता पारम्भ होती है, दूसरे स्टेशन द्वारा जारी प्रप्रयुक्त टिकट ( पारक्षित 
रएकरण पर पारमण या प्रतीक्षा सूधिरज ) का प्रतिदाय फर सकेगा यदि 
प्रतिवाय प्रवान करने वाले स्टेशन पर संगणक द्वारा या मारक्षण पाई के 
निर्देशन द्वारा या टिकट जारी करने वाले स्टेशन से प्राप्त संवेशों द्वारा 
टिकट की मौलिकता प्रमाणित हो जाती है । 

( 2 ) जहाँ उपनियम (1 ) के अधीन टिकट की मौलिकता प्रमाणित 
न हो पाये , यहाँ टिकट जमा रसीव टिकट धारक को जारी की जाएगी 
जो प्रतिवाय के लिए टिकट जारी करने वाले रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक 
मधीक्षक ( प्रतिवाय ) को मादम कर सकेगा । 


22. अन्य परिस्थितियों में प्रतिवाय के लिए भावेदन : 

इन नियमों में विहित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में या 
उस दशा में जहाँ इन नियमों के अधीन या अन्यथा विहित समय सीमा 
की समाप्ति के कारण स्टेशन पर प्रतिवाय मनुज्ञेय न हो, प्रतिवाय के लिए 
भावंदन उस रेल प्रशासन के जिसने टिकट जारी किया था मुख्य पाणि 
ज्यिक प्रधीक्षक ( प्रसिवाय ) को किया जा सकेगा । 

[सं . टी . सी . 11/ 2003/ 89 नियम ] 
एस . के . मलिक , संयुक्त निदेशक (मार ए मार ) 

(रेलवे बोर्ड ) 


18. रियायती पौर विशेषाधिकार टिकट मावेश टिकटों पर प्रतीक्षा 
सूषिषस याना : जब किसी व्यक्ति ने किसी रियायती प्रादेश या विशेषा 
धिकार टिकट भावेश के अन्तर्गत टिकट खरीदा हो और वह किसी रेलगाड़ी 
के लिए प्रारक्षण में प्रतीक्षा सूचिबड हो तो वह उसी टिकट पर उसी 
तारीख को प्रपना किसी अन्य तारीख को किसी अन्य रेलगाड़ी में रियायती 
किराए के लाभ से वंचित हए बिना, पारक्षण कराने का हकदार होगा । 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Railway Board ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th July , 1990 


19. वापसी टिकटों का अप्रयुक्त भाग : ( 1 ) रियामती वापसी 
रिकटों के अप्रयुक्त माग के लिए कोई प्रतिवाय नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) जब वापसी टिकट मिना किसी रियायत के जारी किया गया 
हो तो उसे एक तरफा यात्रा के पो टिकटों के समान माना जाएगा और 
प्रतिवाय तवानुसार किया जाएगा । 


G .S. R. 646 ( E ) . --In exercise of the powers con 
ferred by sub - section ( 1 ) read with clause (b ) of 
sub - section ( 2 ) of section 60 of the Railways Act, 
1989 ( 24 of 1989 and in supersession of the Railway 
Passengers (cancellation of tickets and refund of fares ) 
rules, 1986 , except as respects things done or omitted 
to be done before such superscasion , tho Central Go 
vernment hereby makes the following rules, namely : 


20. यषि याना नहीं की जाती है तो प्रप्रयुक्त टिकट के किराए 
तथा उसी टिकट पर बुक किए गए सामान की बात सामान टिकटों पर 
पर किए गए भारे का प्रतिवाय : 


[PT (I --- 3 (1)] 

भारत का राजपम : मसाधारण 
- 

* - - - - - - - - . . . - - - - - - - - - - - -- - - - , - 
1 . Short titlo and commencement # 1) These 6 . Unused tickets on which reservation has been made 
rules may be called the Railway Passengers ( cancel 
lution of tickets and refund of fares ) Rules, 1990 . (1) Subject to the provisions of these rules, if a 

ticket on which reservation of a seat or berth has 
(2 ) They shall come into force with effect from been made, is presented for cancellation , refund of 
Ist September, 1990 . 

fare shall be made after deducting cancellation char 

ges from the fare as follows — 
2 . Definitions : In these rules, unless the context 
otherwise requires 

(a ) If a ticket is presented for cancellation more 

than one day in advance of the scheduled 
(1) " Clerkage " means a charge levied for the 

departure of the train ( excluding the day of 
clerical work rendered in the refund of 

journey ), cancellation charge shall be de 
fare ; 

ducted at a flat rate of Rs. 30 for aircon 

ditioned flrst class , Rs. 20 for airconditioned 
( 2 ) " destination station " means the station for 

sleeper and non -airconditioned first class , 
which the ticket has been issued ; 

Rs. 15 for airconditioned chair car and 

Rs. 10 for second class. 
(3 ) " fare includes sleeper charge, supplemen 
tary chargt and surcharge but does not in 

(b ) If a ticket is presented for cancellation upto 
ulude reservation fee . 

six hours before the scheduled departure 

of the train , cancellation charge shall be 25 
(4) " reserved ticket ” means a journey ticket on 

per cent of the fare subject to the minimum 
which a berth or seat has been rcscrved ; 

flat rate mentioned in clause ( a ) above . 
(5 ) " reservation fee" means the charge , in addi 

( c ) If a ticket is presented for cancellation with 
tion to the fare , levied by the railway ad 

in six hours before the scheduled departuro 
ministration for the reservation of a berth 

of the train and upto three hours after the 
or seat i 

actual departure of the train , cancellation 

charge shall be 50 per cent of the fare , 
( 6 ) " RAC ticket" means a tickot on which a seat 

subject to the minimum flat rate mentioned 
has been reserved against requisition for a 

in clause ( a ) above . 
berth and a berth may be subsequently pro 
vided against cancellation , if any. 

(2 ) No refund shall be granted at the station if 

the ticket is surrendered for cancellation after the 
( 7 ) " Station " means a railway station and in expiry of the period mentioned under clause (c ) of 

aludes any reservation office or booking sub -rule ( 1 ) . 
office ; 

Explanation : For the purpose of this rule , fare 
(8 ) " station master" means a railway employec includes reservation fee also . 

by whatever name called , in overall charge 
of a railway station and includes any other 

7 . Unused waitlisted or RAC ticket 
railway employee authorised to grant refund 

(1 ) Subject to the provisions of sub -rule (2 ), no 
of fare at a station ; 

cancellation charge shall be payable if a waitlisted 
( 9 ) " ticket" means a single journey ticket cr 

or RAC ticket is presented for cancellation within 3 
any half of a return ticket and excludes 

hours after the actual departure of the train except 
season ticket, Indrail Pass ticket and special 

for the deduction of a clerkage charge of Rs. 21- per 
ticket for a reserved carriage or a tourist 

passenger 
car saloon , or a special train . 

( 2 ) Where confirmed reservation has been provi 

ded to RAC or waitlisted ticket holder at any time 
3. Station Master to refund fares – Every refund of 

upto the final preparation of reservation charts , such 
fare under these rules shall be granted by the station 

ticket shall be treated as a reserved ticket and cancel 
master when a ticket is presented to him for such 

lation charge shall be payable in accordance with 
refund . 

rule 6 . 
4 . Reservation fce not to be refundedSave as 8 . Cancellation charge when onward reservation is 
otherwiso provided in these rules , while granting re not confirmed 
fund of - farc, reservation foe shall not be refunded . 

( 1 ) No cancellation charge shall be payable and 
5 . Unused tickets on which no reservation has 

reservation fee shall also be refundablo — . 
been made - If a ticket or which no reservation of 

(a ) when the reservation of the starting journey 
a seat or berth has been made , is presented for can 

is confirmed but onward journcy reservation 
cellation within three hours after the actual departure 
of the rain for which the ticket is issued or for any 

is not confirmed , if the ticket is cancelled 
ticket valid for the whole day, within three hours 

ut the starting station one day in advance 

(excluding the day of the starting journey) . 
after the actual departure of the last train of the 
day for the destination station , refund of fare shall 

( b ) when the reservation of the starting journey 
be made on every such ticket after deducting rupees 

is not confirmed but reservation has been 
two per ticket as clerkage . 

confirmed for onward journey , if the ticket 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 

[PART II — Sec . 3 (1)] 
- . - - . - - ---- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - ... - - . - -. - .. - = - = - = - = - = - = 

is cancelled at the starting station one ( 3 ) If the ticket on which the change of reserva 
day in advance ( excluding the day of the tion has been allowed under sub - rule ( 1 ) is cancelled , 
starting journey ) ; 

cancellation charge shall be payable as follows, 

namely : 
(2 ) If the ticket is not canceled within the time 
limits prescribed in sub - rule ( 1 ) , cancellation charge 

( a ) cancellation charge as would have been due 
shall be payable in accordance with rule 6 , but only 

iſ the original reservation had been can 
on that part of the journey ticket on which continued 

celled at the time when the change of res 
roservation has been made . 

crvation was allowed , and 


9 . Preponenient or postponement of journey on a 

reserved ticket 


(b ) cancellation charge duo in respect of the 

altered reservation as if this altered reser 
vation is a fresh reservation . 


11 . Non - commcnceinent of journey due to late run 

ning of trains 


( 1 ) No cancellation charge shall be payable if a 
reserved ticket is presented at any time for change 
of reservation in the saine class in any other travi 
on the same day or any subsequent day upto 24 
hours before the scheduled departure of the train in 
which reservation has been made, subject to the avail 
ability of accommodation in the train in which change 
is requested for . 


( 1) No cancellation charge shall be payable on a 
reserved ticket and reservation fee shall also be re 
fuundable in addition to fare if the journcy is not 
undertaken due to latc running of trains by more 
than three hours provided that such tickets are sur 
rendered before the actual departure of the train . 


( 2 ) No cancellation charge shall be payable if a 
reserved ticket is presented at any time of change 
of reservation in the same class in any other train 
on any earlier day upto 24 hours before the scheduled 
departure of the train in which the reservation is 
required, subject to the availability of accommodation 
in the train in which change is requested for. 


( 2 ) Where a passenger holding a ticket, with or 
without reservation , misses connection at any junc 
tion station owing to late running of the train by 
which he had travelled , the fare for the untravelled 
portion shall be refunded without charging any can 
cellation charge at such junction station if he sur 
readers the ticket for such refund within three hours 
of the actual arrival of the train by which he has 
travelled . 


Explanation : In case of difference in care between 
the class of a train on which the ticket was originally 
reserved and the same class of a train on which pre 
ponement or post- ponement is provided , the change 
of reservation shall be made subject to refund or re 
covery of the difference, as the case may be . 


12 . Cancellation of tickets where railway administra 

tion is unable to provide accommodation 


( 3 ) Preponement or postponement of journcy 
under sub -rulc ( 1 ) or sub - rule ( 2 ) shall be allowed 
only once. 


Where a railway udmjuistration is not able to pro 
vide accommodation for any reason whatsoever to 
passengers holding reserved tickets , no cancellation 
charge is payable and refund of fare and reservation 
fee shall be granted 


( 4 ) If the ticket on which the journey has altered 
under sub -rule ( 1 ) or sub - rule ( 2 ) is cancelled , can 
cellation charge shall be payable as follows, namely - 


Provided that such tickets are surrendered for 

refund within 3 hours from the actual de 
parture of the train . 


( a ) cancellation charge as would have boon dus 

if the original reservation had been cancel 
led at the time when the proponement or 
postponement of reservation was allowed , 

and 
(b ) cancellation charge due in respect of the 

altered reservation as if this altered reser 
vation is a fresh reservation . 


Provided further that when the train is cancel 

led due to wnforescen circumstances such as 
accidents , breaches or floods, the ticket is 
surrendered within 3 days excluding the 
scheduled day of the departure of the train , 


lower class to 


higher 


13 . Partially used tickets 


10 . Change of journey from 

class 


( 1) Except as provided ir those rules, no refund 
shall be granted at a station on a ticket on which 
part of the journey has been undertaken . 


( 1) No cancellation charge shall be payable if 
change of reservation is requested for, on a reserved 
ticket of lower class for a higher class on the same 
train and day or when reserved for a seat in a class 
for reservation for a berth in the same class on the 
sume train and day subject to the availability of ac 
commodation . 


( 2 ) Where a passenger terminates the journey 
enroute , a ticket deposit receipt shall be issued to the 
ticket holder by the Station Master of the station in 
lieu of surrender of the ticket and the ticket holder 
may apply to the Chief Commercial Superintendent 
(Refunds ) of the ticket issuing railway enclosing the 
ticket deposit receipt in original for the refund of fare . 


(2 ) The cliange referred to under sub -rule ( 1 ) 
shall be allowed only once . 


(RT II 1943 (1) ] 


भारत का राजपम : प्रसारण 


14 , Discontinuation of journcy due to dislocation of 

train servicos . 


( 1 ) When a train journey is dislocated enroute 
due to unforeseen circumstances, such as accidents, 
breaches and floods, fare and reservation fee for the 
entire booked journey without any deduction for the 
travelled portion and without levy of cancellation 
chargo shull be refunded at the station at which the 
journey is terminated under the following circum 
stance ; 


I tho ticket holder of a bigher class is made to 
travel in a lower class for want of accommodation in 
the class for whicii the ticket was issued . refund of 
the difference between the farc paid and the fare pay 
able for the class in which it is actually used shall be 
granted at the destination station or at tlie oliginating 
station , as the case may be . 


Provided that refund shall be granted at destination 
station only on production of a certificate from the 
conductor or the guard or the travelling ticket exami 
ner of the train certifying that the holder of the ticket 
had to travel in a lower class for want of accoinmoda 
tion in the class for which it was issued and the ticket 
is presented within twenty hours of the arrival of the 
train at the destination station , 


17. Lost tickets 

( 1 ) No refund shall be granted cither in respect of 
a lost or misplaced ticket or of the excess fare paid as 
a consequence thereof. 

(2 ) In the case of loss misplacement or mutilation 
of a reserved ticket , railway administration or a 
person authorised by them may at its or his discretion , 
issue duplicate paper ticket (free of charge ) indicating 
number of original ticket and rerervation ticket on 
payment of a penalty equivalent to 25 per cent of 
the fare in lieu of the lost or misplaced reserved ticket 
or torn mutilated reserved ticket 


Provided that in respect of party coach ticket or a 
special train ticket such penalty shall be 10 per cent 
of the total fare calculated including surcharges and 
all other charges. 


( a ) when the railway is unable to carry the pas 

senger to the destination station within a 
reasonable time by arranging transhipment 

or diversion or otherwise ; or 
(b ) when the passenger is involved in a railway 

accident and or injured in the accident and 

does not continue his journey; or 
(c ) in the case of death or injury to a passen 

ger in a railway accident, the kith and kin 
of the passenger have to terminate the 

journey. 
(2 ) Where the railway administration offers to 
carry the passenger to his destination station by any 
diverted route or by arranging transhipment or 
otherwise , and the passenger is not willing to avail 
of such an alternative arrangement, fare for the un 
travelled portion of the journey shall be refunded , 
without charging any cancellation charges, at the sta 
tion at which the journey has been terminated . 

( 3 ) Where the train journey is dislocated enroute 
due to handhs, agitations or rail roko, fare for the 
untravelled portion only shall be refunded without 
the levy of cancellation charges . 
15 . Failure of airconditioning eçi:ipment 

( 1) Where the airconditioning has not worked for 
a portion of journcy , refund on tickets issued for air 
conditioned coaches shall be grante .] for such portion 
on the following basis, namely : -- 
(a ) if the ticket is for airconditioned first class, 

the difference between the airconditioned 

first class fare and first class fare ; 
(b ) if the ticket is for airconditioned sleeper 

coach , the difference between airconditioned 
sleeper class fare and second class siceper 

fare (Mail and Express); 
(c ) if the ticket is for airconditioned chair car . 

the difference between airconditioned chair 
car fare and second class fare (Mail and 

Express ). 
( 2 ) The refund of difference of fare under sub - rule 
( 1 ) shall be granted at the destination station on pro 
duction of the ticket alongwith a certificate from the 
conductor or the guard or the travelling ticket cxomi 
ner of the train giving particulars of the ticket num 
ber of the coach and stations botween which the air 
conditioning had not worked , and is presented within 
tentv hours of the arrival of the train . 


(3 ) In case the lost or misplaced ticket is traced 
later and presented alongwith the duplicate paper 
ticket , before the departure of the train , the penalty 
charges may be refunded subject to deduction of five 
per cent of the penalty paid or a minimum of rupccs 
five. In case the journey is also not undertaken , the 
cancellation charges on the original ticket would be 
determined as provided under the rules . 
18 . Wait- listed passengers on concession and pri 

vilege ticket order tickets 
When any person has purchased a ticket on any 
concessional order or privilege ticket order, and is 
wait- listed for reservation in any train , he shall be 
entitled to avail of the same ticket for reservation in 
any other train on the same date or any other date , 
without losting the benefit of concessional fare . 


19 . Unused portion of retum 


tickets 


( 1 ) No refund shall be granted on the unused 
portion of the concessional return tickets , 


( 2 ) When a return ticket is issued without any 
concession , it shall be treated like two single journey 
tickets and the retund shall be granted accordingly . 
20 . Refund of fare on unused tickets and freight 

realised ( 1 luggag . tickets in respect of luggag 
booked on thc same ticket in case of journey is 
not undertaken 


16 . When passengers are made to travel in a lower 

class for want of accommodation 


THE GAZETTE OF INDIA 


EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC . 3 (1) ] 


( 1) Rofund of freight on luggage shall be granted 
by the station master as under : 


(a ) Luggage is 

withdrawn at 
starting 
station 


Luggage ticket shall be 
cancelled and freight 
already collected re 
funded after recovery 
of wharfage charges , 
if any and deduction of 
cancellation charge of 
rupecs five per luggage 
ticket . Journey ticket 
shall be endorsed to 
the effect. 


21 . Refunds by Station Master of a station other than 

the station which issued the Ticket 
( 1) Refund under these rulog may be granted by 
the Station Master of the station from where the 
journcy is to cominence on an unused ticket ( reserved 
or RAC or waitlisted ), issued from another station if 
the genuineness of the ticket is verified at the refund 
granting station through the computer or by refe 
rence to reservatton charts or messages from the 
ticket issuing station . 

(2 ) Where the genuineness of a ticket can not be 
verified under sub - rule ( 1) a ticket deposit receipt 
shall be issued to the ticket holder who may apply 
to the Chief Commercial Superintendent (Refunds) 
of the ticket issuing railway for refund . 
22 . Applications for reiund in respect of other cir 

cumstances 
Applications for refund in respect of circumstances 
other than those prescribecī in these rules or where 
the refund is not admissible at the station on account 
of expiry of time limits prescribed under these rules 
or otherwise , may be made to the Chief Commercial 
Superintendent (Refunds) of the railway administra 
tion from which the ticket was issued . 

[No. TCII 2003/89 /Rules ] 
S . K . MALIK , Jt. Director, (RAR ), 

(Railway Board ) 


(b ) Luggage already 

despatched from 
the starting 
station . 


Freight charges on weight 
admissible as frco allo 
wance shall be collected 
and remarks to this 
effect endorsed on the 
journey ticket. 


(2 ) On production of journey ticket on which 
luggage has been booked the fare shall be refunded 
only if bearing the endorsement referred to in sub 
rule ( 1) on the unused ticket after deducting the pres 
cribed cancellation clerkage charges . 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


. . . 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publicutiong, Delhi- 110054 , 1990 


